forest post - ( 51) - 72 


REGISTERED No. D - D )-72 


सत्यमा जयन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

TTTT II - - TOT 3 - -3ry ( ii ) 
PART II — Section 3 - Sub -section (ü ) 

forte afatet 
PUBLISHED BY AUTHORITY, 
- - - - - - - - - - -- - - - - 

fant, 1 TT , TIF 27 , 1976 / 77 5 , 1898 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 1976 /BHADRA 5, 1898 


Ho 384] 
No. 384] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जामो है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में खा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


- - - - 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATIONS 

New Delhi , the 25th August 1976 
S .O . 570 ( E ).- In cxercise of the rowers conferied by sub - section ( 3 ) of section 1 
of the Fqual Remuneration Act, 1976 ( 25 of 1976 ) , the Central Government hereby 
appoints the 27th day of August, 1976 as the date on which the said Act shall come into 
force in respect of cmployments in the manufacture of electrical and cle : tronic machinery , 
apparatus and appliances specified in the Schedule annexed hereto . 

Tue SCUFDUIT 
Manufacture of electrical and chectronic machinery apparatus and appliances 
1 . Manufacture of electrical industrial machinci y and apparatus and parts ( such 419 

clectrical molors , generators , transfoumers, electro -magnetic clutclics and 

brakes etc. ) . 
2, Manufacture of insulated wires and cables, 
3 Manufactue of dry and wet batteries. 
4 . Manufacture of electrical apparatus , appliances and their parts such as lamps , 

bulbs , tuhes, sockets , switches , fans, insulator ( except porcelain ) ; conductors , 
irons, heaters , shavers , clcaners etc . cxcluding repairing. 


( 1725) 


1726 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II -- SEC. 3 ( 11 ) 

- - -- - - - - - - 
5 . Manufacture of radio and television transmitting and receiving Sets including 

transistor radio sets , sound reproducing and recording equipment including 
tape recorders , public address systems, gramophone record ind pre -recorded 
magnetic tapes, wire and wireless, telephone and telegrapb equipment, signal 
ling and detection equipment and apparatus, radar cquipinent and installations; 
parts and supplies specially lised for electronic apparatus classified in this 

group. 
6 . Manufacture and repair of radiographic X ray apparatus and tubes and parts. 
7. Manufacture of electronic computers, control instrument and other cquipment. 
8. Manufacture of electronic components , and accessories not covered by any other 

entry . 
9 . Manufacture of clectrical machinery , apparatus, appliances and supplies and parts 
not covered by any othor entry . 

ENo. S, 42013 /5 / 76- WC ] 


श्रम मंत्रालय 


अधिसूचनाएं 


नई दिल्ली , 25 अगस्त , 1976 


का० प्रा० 570( प्र ).---.- कोन्द्रीय सरकार ममान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 25 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अगस्त , 
1976 के 27वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रानीय मशीनरी, उपकरण और यंत्रों के 
विनिर्माण में नियोजनों के संबंध में प्रवत्त होगा । 

अनुसूची 
विद्युत प्रौर इलेक्ट्रामोय मशीनरी, उपकरण और यंत्रों का विनिर्माण 
1. वैद्युत प्रौद्योगिक मशीनरी और साधिन तथा पुर्जा ( जैसे विद्युत मोटरों, जनरेटरों 

ट्रांसफार्मरों, इलेक्ट्रोमैगनेटिक क्लचों ओर अंकों प्रादि ) का विनिर्माण । 
2. विसंवाहित तारों और केबलों का विनिर्माण । 
3. शुष्क और प्रार्द्र बैटरियों का विनिर्माण । 
4. विद्युत साधिन , पत्र और इन पुर्जी जैसे लम्पों , बल्बों, ट्युबों, साकेटों , स्विचों,पंखों, 

विसंवाहकों ( चीनी मिट्टी को छोड़कर ) , कण्डक्टरों, इस्तरियों , हीटरों, शेवरों 

शोधित्रों आदि का विनिर्माण । इसमें मरम्मत का कार्य सम्मिलित नहीं है । 
5 . रेडियो और टेलिविजन , ट्रांसिस्टर रेडियो सेटों सहित ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग 

सेटों, टेपरिकार्डरों सहित ध्वनि का पुनरुत्पादन और रिकार्डिंग उपकरण , सार्वजनिक 
संबोधन प्रणालियों, ग्रामोफोन रिकार्ड और प्रीरिकार्डेड मैगनेटिक टेपों , तार और 
बेतारों, टेलिफोन और टलीग्राफ उपकरण , संकेतन और अभिज्ञान उपकरण और 
यंत्र , राडार उपकरण और इंस्टालेशनों , इस वर्ग में वर्गीकृत इलेक्ट्रानीय यंत्रों को 

लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाले पुर्जा और संभारों का विनिर्माण । 
6. रेडियोग्राफिक एक्स -रे उपकरण और ट्यूबों तथा पुर्जी का विनिर्माण और उनकी 

मरम्मत । 


भाग II 


खं . 3 (ii) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


1727 


7. इलेक्ट्रानीय संगणकों , नियंत्रण यन्त्र और अन्य उपकरणों का विनिर्माण । 


8 . किसी अन्य प्रविष्टि .. अन्तर्गत न आने वाले इलेक्ट्रानीय संघटकों और उपसाधनों 

का विनिर्माण । 
9. किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत न पाने वाली विद्युत मशीनरी , उपकरण, यंत्रण पोर 
समारों तथा पुर्जी का विनिर्माण । 

[ सं० एस - 42013/ 5/ 76--डबल्यू० सी० ] 


5. 0 . 571( E). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of 
the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976 ) , the Central Government hereby specifies 
the employments in thc manufacture of electrical and clectronic machinery , apparatus and 
appliances mcntioned in the Schedule annexed hercto for the purpose of constitution of 
one or mnole Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard 
to the extent to which women may be employed in such cmploymicits , 


THE SCHEDULE 


Manufacture of electrical and electronic muchinery, apparatus and appliances 


1. Manufacture of clectrical industujal machinery and appaiatus and parts ( such as 

electrical motuis , fencrators, transforniers , clectromaglic clutches and 

brakes etc. ) . 
2 . Manufacture of insulated wires and cables . 
3. Manufacture of dry and wet batterics . 
4 Manufacture of electrical apparatus . appliances and their parts such as lamps, 

bulbs, tubes , sockets, switches , fans, insulato ( except porcclain ) , conductors , 

irons, heaters, shavers, cleaners etc ., excluding repairing. 
5 . Manufacture of radio and television transmitting and receiving sets including 

transistor radio sets , sound reproducing and recording equipment including 
tape recorders , public address systems, gramophone record and pre-recorded 
magnetic tapes wire and wireless , telephone and telegraph equipment, 
signalling and detection equipment and apparatus , radar equipment and in 
stallations parts and supplies specially used for electronic apparatus classi 

fied in this gioup. . 
6 . Manufacture and repair of adiographic X -ray anparatus and tubes and parts, 
7. Manufacturc of clectronic computcis, control instrument and other equipment. 
& Manufacture of electronic components , and accessories not covcied by any other 

entry . 
9 , Manufacture of clectrical machinery , apparatus, appliances and supplies and parts 

not covçied by any other cntry . 


[ No. S.42013 / 5 / 76 - WC ] 
T . S . SANKARAN, Addl. Sccy . 


का० प्रा०571 ( अ ) . - - केन्द्रीय सरकार समान वेतन अधिनियम , 1976 ( 1976 का 25 ) 
की धारा 6 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इससे उपाबद्ध अनमूची 
में उल्लिखित विद्युत और इलेक्ट्रानीय मशीनरी , उपकरण और यंत्रों के विनिर्माण में नियोजनों 
को उचित सरकार द्वारा ए या उससे अधिक सलाहकार समितियां गठित करने के प्रयोजन 
के लिए निर्दिष्ट करती है , जो उसे इस संबंध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किस सीमा 
तक महिलाओं को नियोजित किया जाए । 


1728 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3( ti ) 


अनुसूची 
विद्युत् प्रऔर इलेक्ट्रानोय मशीनरी, उपकरण और यंत्रों का विनिर्माण 
1. विद्युत प्रौद्योगिक मशीनरी और साधिन तथा पुों ( जैसे विद्युत मोटरों , 

जनरेटरों, ट्रांसफार्मरों, इलेक्ट्रो-मैगनेटिक क्लचों और कों प्रादि ) का विनिर्माण । 
2 . विसंवाहित तारों और केबलों का विनिर्माण । 
3. शुष्क और प्रार्द्र बैटरियों का विनिर्माण । 
4. विद्युत साधिन , यंत्र और इनके पुर्जी जैसे लैम्पों, बल्बों, ट्यूबों, साकेटों स्विचों , पंखों , 

विसंवाहकों ( चीनी मिट्टी को छोड़कर ) , कंडक्टरों , इस्तरियों , हीटरों, शेवरों, 

शोधिनों आदि का विनिर्माण । इसमें मरम्मत का कार्य सम्मिलित नहीं है । 
5. रेडियो और टेलिविजन, ट्रांसिस्टर रेडियो सेटों सहित ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग 

सेटों, टेपरिकार्डरों सहित ध्वनि का पुनरूत्पादन औररिकार्डिंग उपकरण , सार्वजनिक 
सम्बोधन प्रणालियों , ग्रामोफोन रिकार्ड और प्रीरिफाड मैगनेटिक टेपों , तार और 
बेतारों, टेलिफोन और टेलीग्राफ उपकरण , संकेतन और अभिशान उपकरण 

और यंत्र , राडार उपकरण और इन्स्टालेशनों , इस वर्ग में वर्गीकृत इलेक्ट्रानीय 

यंत्रों के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाले पूजों और संभारों का विनिर्माण । 
6. रेडियोग्राफिक एक्स -रे उपकरण और ट्यूबों तथा पुों का विनिर्माण और उनकी 

मरम्मत । 
इलेक्ट्रानीय संगणकों , नियंत्रण यंत्र और अन्य उपकरणों का विनिर्माण । 
8. किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत न पाने वाले इलेक्ट्रानीय संघटकों और उपसाधनों 

__ का विनिर्माण । 
9. किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत न आने वाली विद्य त मशीनरी, उपकरण , यंत्रण 
और संभारों तथा पुर्जी का विनिर्माण । 

[सं० एस --42013/5/ 76 – डब्ल्यू ० सी०] 

टी० एस० शंकरन , अपर सचिव । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मन्त्रित तथा 

नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEIV DHLIII AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1976 


